निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 


अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1296 ) पटना , वृहस्पतिवार , 28 नवम्बर 


2019 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

27 नवम्बर 2019 
सं ० पर्या० / वन -07 / 2007-1661( ई०) / प ० व ० -- विभागीय अधिसूचना संख्या -1045 दिनांक 19.12.2017 द्वारा 
कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी है । पर्षद् अध्यक्ष की 
नियमित नियुक्ति का मामला सरकार के विचाराधीन था । विचारोपरांत अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति का निर्णय लिया 
गया तथा बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम -4 ( 2) के तहत सेवारत अर्हक पदाधिकारी को 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर पर्षद् अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने की संभावना पर विचार विमर्श किया गया । विचार 
विमर्श में पाया गया कि वर्तमान में भारतीय वन सेवा अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जिन्हें वन विभाग 
के साथ कार्य करने का अनुभव हो उपलब्ध नहीं है, जिनकी प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जा सके । 

अतएव उक्त नियम के अंतर्गत चयन द्वारा पर्षद् अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया संपादित करने का निर्णय 
लिया गया, इस निर्णय के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के अध्यक्ष के चयन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार एवं बिहार के बाहर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया । विभाग 
द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों के आधार पर आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की 
समीक्षा अध्यक्ष के चयन हेतु चयन समिति द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के 
अध्यक्ष पद के लिए श्री ( डॉ ०) देवेन्द्र कुमार शुक्ला, भा ० व ० से ० ( सेवानिवृत ) के नाम की अनुशंसा की गयी है । 

चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -1045 दिनांक 19.12.2017 द्वारा कार्यकारी 
रूप से अध्यक्ष पद पर की गयी नियुक्ति को समाप्त करते हुए श्री ( डॉ ०) देवेन्द्र कुमार शुक्ला, भा ० व० से० ( सेवानिवृत ) 
को उनके योगदान की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के अध्यक्ष पद पर नियुक्त 
किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुबोध कुमार चौधरी, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1296-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


